निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 17 


4 वैशाख 1935 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

24 अप्रील 2013 ( ई० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 
भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-4 
भाग-1 -क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


और 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० ए ० , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , 

लॉ भाग-1 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड0 , एम0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग –शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग- 9 - विज्ञापन 


5-5 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


न्यायालय 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


6-6 


2 


बिहार गजट , 24 अप्रील 2013 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य 

वैयक्तिक सूचनाएं 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

18 अप्रील 2013 
सं ० 6 / सं0-04-01 / 2012-1372 ( वाo- कर) —बिहार वित्त सेवा के मूल कोटि में नियुक्त अधोलिखित 
वाणिज्य कर पदाधिकारियों को ( पे० बैण्ड -2 वेतनमान - 9300-34800 + ग्रेड पे 5400 रू 0 ) के पद पर उनके नाम के 
सामने कॉलम -6 में अंकित तिथि से संपुष्ट किया जाता है : 
पदाधिकारी का नाम 

वर्तमान पदस्थापन 

नियुक्ति विभागीय परीक्षा सेवा 
सं ० 

की तिथि उर्तीणता की संपुष्टि 
तिथि 

की तिथि 


क्र ० 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 


पटना विशेष अंचल 


26.11.2010 


01.07.2011 


26.11.2012 


2 


26.11.2010 


01.07.2011 


26.11.2012 


श्री यतीन कुमार सुमन 
श्री राजीव कुमार झा 
श्री संजय कुमार 
श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह 
श्री शशिकान्त चतुर्वेदी 


मुंगेर अंचल, मुंगेर 
डोभी जाँच चौकी 


3 


04.09.2009 


09.07.2010 


04.09.2011 


4 


डोभी जाँच चौकी 


04.09.2009 


01.07.2011 


04.09.2011 


5 


डोभी जाँच चौकी 


04.09.2009 


01.07.2011 


04.09.2011 


6 


श्री रवि रंजन आलोक 


डोभी जाँच चौकी 


04.09.2009 


25.01.2010 


04.09.2011 


7 


पटना पश्चिमी अंचल 


26.11.2010 


27.06.2011 


26.11.2012 


8 


रजौली जाँच चौकी 


04.12.2010 


27.06.2011 


04.12.2012 


9 


26.11.2010 


27.06.2011 


26.11.2012 


10 | श्री 


08.12.2010 


श्री रणजीत कुमार रजक 
श्री मनोज कुमार साह 
श्री ओम कुमार सिन्हा 
श्री कृष्ण कुमार 
श्री 

असदुल्लाह गालिब अंसारी 
श्री एस ० एम ० इरशाद आरिफ 
श्री कुमार 

शैलेन्द्र 
श्री अखिलेश कुमार मिश्र 


रक्सौल अचंल, रक्सौल 
पाटलीपुत्रा अंचल , पटना 
पाटलीपुत्रा अंचल , पटना 
पटना विशेष अंचल, पटना 


परीक्षा से विमुक्ति | 08.12.2012 
परीक्षा से विमुक्ति | 08.12.2012 


11 


08.12.2010 


12 


01.12.2010 


01.02.2012 


01.12.2012 


13 


डोभी जाँच चौकी 


02.12.2010 


01.02.2012 


02.12.2012 


14 


दालकोला जाँच चौकी 


26.11.2010 


27.06.2011 


26.11.2012 


2. प्रस्ताव में आयुक्त - सह प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जगत नारायण प्रसाद, अवर सचिव । 


21 अप्रील 2013 


सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-1376 / वा ० कर -श्री उमेश राय, वाणिज्य - कर उपायुक्त , मुख्यालय, पटना को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर उपायुक्त, अन्वेषण ब्यूरों , पटना पूर्वी एवं पश्चिमी प्रमंडल, पटना 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-1377 / वाकर - श्री अशोक कुमार झा , वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय, 
पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, पटना विशेष अंचल, पटना के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट , 24 अप्रील 2013 


3 


सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-1378 / वा 0 कर - डा 0 मोहनाथ मिश्र, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय, पटना 
को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, पटना उत्तरी अंचल , पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-1379 / वा ० कर — श्री सुजय प्रकाश उपाध्याय, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त , 
मुख्यालय, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, पाटलीपुत्रा अंचल , पटना 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 6 / गो0-34-03 / 2012-1380 / वा 0 कर- श्री प्रवीण कुमार, वाणिज्य कर पदाधिकारी , मुख्यालय, पटना को 
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य कर पदाधिकारी , पटना दक्षिणी अंचल , पटना के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जगत नारायण प्रसाद, अवर सचिव । 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

16 अप्रील 2013 
सं ० वन निगम 03 / 2009-1460 / प 0 व0 - डा 0 श्री डी 0 के 0 शुक्ला, भा ० व0 से 0 (1982) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक 
(विकास ), बिहार , पटना को अगले आदेश तक के लिए विभाग के अंतर्गत नव गठित बिहार वानिकी विकास निगम लि 0 के 
प्रबन्ध निदेशक के पद पर अतिरिक्त प्रभार में पदस्थापित किया जाता है । 
इनका मुख्यालय पटना रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
गिरीश कुमार, संयुक्त सचिव । 


गृह विभाग 


( अभियोजन निदेशालय ) 


क्र ० 


1 


2 


3 


अधिसूचना 

25 मार्च 2013 
सं 0 03–43 / 2007 / स्था 0 276 — बिहार अभियोजन सेवा के निम्नलिखित अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारियों को 
विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में जिला अभियोजन पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति प्रदान करते हुए स्तम्भ -4 
में अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है : 
अभियोजन पदाधिकारी का 

वर्तमान पदस्थापन 

जिला अभियोजन पदाधिकारी के रूप 
नाम / पदनाम 

में नव पदस्थापन कार्यालय / 
जिला का नाम 

4 
श्री राम सुन्दर दास , 

जिला अभियोजन कार्यालय , खगड़िया जिला अभियोजन कार्यालय, 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी 

औरंगाबाद 
श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह , 

जिला अभियोजन कार्यालय , बांका जिला अभियोजन कार्यालय, समस्तीपुर 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी 
श्री नवल किशोर प्रसाद विद्यार्थी, जिला अभियोजन कार्यालय, बक्सर जिला अभियोजन कार्यालय, पूर्णियाँ 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी 
श्री जितेन्द्र प्रसाद सिंह, निगरानी अन्वेषण व्यूरो, पटना 

जिला अभियोजन कार्यालय , भागलपुर 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी 
श्री नरेन्द्र कुमार सिंह , 

जिला अभियोजन कार्यालय, सिवान जिला अभियोजन कार्यालय, दरभंगा 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी 
6 श्री त्रियुगीनाथ द्विवेदी, 

अनुमंडल अभियोजन कार्यालय, बगहा जिला अभियोजन कार्यालय, मोतिहारी 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी 
7 श्री विनोद कुमार गुप्ता, 

निगरानी अन्वेषण व्यूरो, पटना जिला अभियोजन कार्यालय, कटिहार 
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी 


2 


3 


4 


5 


4 


बिहार गजट , 24 अप्रील 2013 


8 


श्री अरविन्द कुमार सुमन , 


जिला अभियोजन कार्यालय, मोतिहारी 


जिला अभियोजन कार्यालय, सिवान 


अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी 


2. उपरोक्त क्रमांक 1 से 7 तक के पदाधिकारियों को प्रोन्नति भूतलक्षी प्रभाव से उनसे कनीय पदाधिकारी की प्रोन्नति 
के उपरान्त योगदान की तिथि से देय होगी । क्रमांक 8 में अंकित श्री अरविन्द कुमार सुमन की प्रोन्नति उनके नव प्रोन्नत पद पर 
योगदान की तिथि से देय होगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 
आमिर सुबहानी , प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 05-571 + 10 - डी टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 24 अप्रील 2013 


5 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


खान एवं भूतत्व विभाग 


अधिसूचना 

4 अप्रील 2013 
सं ० 1 / बी.एम.डी. - 180-17 / 99–939 / एम0 — बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के निदेशक पर्षद को 
तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निम्नांकित रूप से गठित किया जाता है 
1 श्री बी. प्रधान, प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग , बिहार , पटना 

अध्यक्ष 
2 श्री निर्मल चन्द्र झा , प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, बिहार, पटना सरकारी सदस्य 

सरकारी सदस्य 
3 श्री शैलेश ठाकुर, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना 
श्री संतोष कुमार मल्ल, सचिव ( संसाधन), वित्त विभाग, बिहार , पटना 

सरकारी सदस्य 

सरकारी सदस्य 
5 श्री बी.एन.झा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक , पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना । 
2 - एतद् संबंधी पूर्व निर्गत अधिसूचनाएँ विलोपित की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
मो 0 हसनैन खॉ , संयुक्त सचिव । 


4 


कला संस्कृति एवं युवा विभाग 


अधिसूचना 

12 अप्रील 2013 
सं 0 2 / य.1-03 / 2008-407 — विभागीय अधिसूचना सं0 4092, दिनांक 30.11.2012 के द्वारा अधिसूचित "बिहार 
स्वैच्छिक सांस्कृतिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता नियमावली, 2012 " के नियम -1 (4) के तृतीय पंक्ति में उल्लेखित " जो 
सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो " अंश को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है: 

" जो सोसाईटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 ( एक्ट -21 / 1860 ) के अधीन बिहार राज्य में निबंधित हो " 
अधिसूचना सं 0 4092, दिनांक 30.11.2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
डॉ 0 महेश्वर प्रसाद सिंह , संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 05-571 + 10 - डी टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


6 


बिहार गजट , 24 अप्रील 2013 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 


प्राधिकारी द्वारा 

प्रकाशित 


सं ० कारा / नि ० को0-02 / 2013-2040 
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय 


गृह विभाग 


संकल्प 

17 अप्रील 2013 
जनता के दरबार में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में 08.04.2013 को हाजीपुर , मंडल कारा में संसीमित बंदी रामाधार सिंह के 
परिजन द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित आवेदन दिया गया , जिसमें हाजीपुर , मंडल कारा प्रशासन के विरूद्ध विभिन्न आरोप 
लगाए गये । उन आरोपों की जाँच हेतु दिनांक 08.04.2013 को महानिरीक्षक कारा एवं सुधार सेवाएँ मंडल कारा हाजीपुर का 
निरीक्षण किया गया । जिसके क्रम में गंभीर अनियमितताएँ पायी गई है । उन गंभीर अनियमितातओं पर गहन समीक्षोपरान्त श्रीमती 
ईला इस्सर, अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 

2. निलंबनावस्था में श्रीमती इस्सर का मुख्यालय आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना निर्धारित किया जाता है । बिहार 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (यथासंशोधित ) के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान 
निर्धारित मुख्यालय से किया जायेगा । 
श्रीमती इस्सर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करने संबंधी आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह ०) -अस्पष्ट , 
अपर सचिव - सह - निदेशक ( प्र० ) । 


- 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट, 05-571 + 10 - डी टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


